SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 भाद्र, 1940 ( श० ) 


संख्या- 860 


राँची, बुधवार 


5 सितम्बर, 2018 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
27 जुलाई , 2018 


संख्या-3/प्रो०-02- 26 / 2014 का . 5651-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों 
को अपर सचिव स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान - PB-IV37400-67000 - ग्रेड - पे 8700 / पुनरीक्षित वेतनमान 
लेवल -13) से विशेष सचिव स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-IV37400-67000- ग्रेड-पे 8900/ पुनरीक्षित 
वेतनमान - लेवल - 13ए) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है : 
क्र० पदाधिकारी का नाम / कोटि 

वर्तमान पदस्थापन 
क्रमांक/ गृह जिला 


| 1 


| अपर सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड , राँची 


श्री अनिल कुमार पाण्डेय । 
464/ 03, पटना 
| श्री दिपांकर पण्डा 
466 / 03, रामगढ़ 


अपर सचिव , वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , 
झारखण्ड, राँची 
अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य 
खादी ग्रामोद्योग, राँची 
| अपर सचिव , कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची 


| श्री सुबोध किशोर सोरेंग 
489/ 03, गुमला 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 5 सितम्बर , 2018 


2. उक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद पर पदस्थापित किये जाने के उपरांत 
पदभार ग्रहण की तिथि से वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधा देय होगी । 

3. यह प्रोन्नति याचिका संख्या - W. P.(S ) No . 3795 / 2003 एवं W. P.(S) No. 3792 / 2016 में 
माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 860 -- 50 


